GA. 


INV 


TOY 


OF HI 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No . 20 - 2018 /Ext.] CHANDIGARH ,WEDNESDAY , FEBRUARY 7 , 2018 (MAGHA 18 , 1939 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

___ अधिसूचना 

दिनांक 7 फरवरी, 2018 
संख्या. 18 / 169 / 2017 - 3क1 : - हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 10 तथा हरियाणा 
सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18 / 169 / 2017 - 301, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के सन्दर्भ में 

में सभी जारी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा 
नगरपालिका कलायत , जिला - कैथल के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते है : 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - दक्षिण / पश्चिम में जहां रेलवे लाईन नगरपालिका की सीमा से मिलती है उस बिन्दु से शुरू होकर पुराना 
कौलेखां रोड फाटक से पुराना कौलेखां रोड पर से होती हुई रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे रोड से होती हुई चिरंजी वाले आरे 
से सजूमा रोड से होती हुई रविदास मन्दिर के आगे बिबड़ी माता के रास्ते से नौ गजा पीर के रास्ते से होती हुई नगरपालिका 
की सीमा तक सीमा से पश्चिम दिशा में सीमा से होते हुए आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 02 : - रेलवे रोड पर थाने के सामने आरा मशीन से रविदास मन्दिर के सामने से सजूमा रोड होते हुए बिबड़ी माता 
वाले रास्ते से नौ गजा पीर से नगरपालिका की सीमा तक, सीमा से पूर्व दिशा में सीमा - सीमा होते हुए जहां सजूमा रोड व 
नगरपालिका सीमा कटती वहां सजूमा रोड से वापिस कस्बे की तरफ सजूमा रोड पर ओमपाल राणा पुत्र सन्दल राणा के 
मकान से पूर्व दिशा में खेड़े वाली गली से लीला पण्डित के बाड़े से दक्षिण दिशा की तरफ गली से शमे सिंह राणा पुत्र 
रामसिंह के मकान से पश्चिम दिशा से होते हुए साधु सिंह राणा के सामने जगदीश पण्डित के बाड़े से होते हुए नरेश पण्डित 
के प्लाट से रेलवे रोड पर भूप की बेकरी से रेलवे रोड होते हुए आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 03 : - नरसी पुत्र ईश्वर चन्द गर्ग के मकान से उत्तर दिशा की तरफ गली से होते हुए ललित गौड़ पुत्र 
जय प्रकाश गौड़ के मकान से होते हुए प्रदीप पुत्र साधु राणा के मकान से उत्तर में होते हुए प्रवीण देवी पत्नी तेजपाल राणा 
के मकान से पूर्व में चलकर तेजपाल राणा पुत्र नसीब सिंह राणा के मकान से दक्षिण दिशा से होते हुए दर्शन के मकान से 
पश्चिम दिशा में होते हुए हरिजन चौपाल से दक्षिण दिशा में होते हुए चेतन के मकान से सीधे होते हुए श्री उदय सिंह राणा 
पुत्र प्रेम सिंह राणा की दुकान से पश्चिम की तरफ से होते हुए आरम्भिक बिन्दु तक । 


( 446 ) 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.) , FEB. 7 , 2018 ( MAGH. 18 , 1939 SAKA) 


447 


वार्ड नं0 04 : - नर सिंह गर्ग की दुकान से उत्तर गली से होते हुए चेतन से सीधा राजेश पुत्र सरदारा के मकान से पूर्व दिशा 
की तरफ श्रवण पुत्र कन्हैया लाल के मकान से उत्तर दिशा में गली काश करते हुए राजीव पुत्र महेन्द्र सिंह राणा के मकान के 
सामने से पश्चिम में होते हुए प्रवीण पत्नी तेजपाल की दुकान से उत्तर गली में होते हुए हाकम साईकिल वर्क्स धीरा पुत्र मंगत 
की दुकान से पूर्व की तरफ गली से होते हुए धूप सिंह पुत्र दौलत राणा के मकान से दक्षिण गली से होते हुए राकेश पुत्र 
ओमप्रकाश राणा के मकान से पूर्व गली से होते हुए महाबीर जमादार राणा से दक्षिण दिशा गली से होते हुए राजेन्द्र पुत्र 
मानसिंह राणा के मकान से पूर्व दिशा में लाल चबूतरा से होते हुए दक्षिण में गली से होते हुए सम्मन राणा पुत्र मान सिंह राणा 
के बाड़े से पूर्व दिशा गली से होते हुए रमेश पुत्र जमादार राणा के मकान से दक्षिण दिशा में विनोद सचिव के मकान से पूर्व में 
विनोद निर्मल के मकान से दक्षिण दिशा में गली से होते हुए राजेन्द्र पण्डित के मकान से राजपाल, सतपाल मैहरा के मकान 
से पश्चिम दिशा गली में आरम्भिक बिन्दू तक 
वार्ड नं0 05 :- राजपूत चौपाल से पूर्व दक्षिण दिशा में गली से होते हुए पोस्ट आफिस के सामने मोहन सिंह राणा पदमा पत्ती 
के मकान से उत्तर दिशा में गली में से कक्याण चौपाल व जसवन्त पुत्र बारू राम वर्मा से पश्चिम दिशा में होते हुए अक्षय पुत्र 
हंसराज शर्मा कुका लाला पुत्र रिच्छा बनियां से पश्चिम दिशा में गली से होते हुए जयपाल पुत्र रणजीत राणा से उत्तर दिशा 
में सीधा होते हुए बिटू पुत्र निरंजन के मकान से पूर्व गली से होते हुए श्योसिंह राणा पुत्र रामचन्द्र राणा व बलदीप पुत्र 
शमशेर सिंह राणा के मकान से उत्तर दिशा में गली से होते हुए गौतम पुत्र जनका नाई उत्तर गली में आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 06 : - सजूमा रोड पर राहुल पुत्र महिपाल राणा की दुकान से उत्तर पूर्व सजूमा रोड से होते हुए कैन्ची चौंक से 
(पण्डितों के बोरखें ) दक्षिण दिशा रोड पर से सन्त पुत्र हिसम सिंह के मकान से पूर्व दिशा वाली गली से होते हुए लीला पुत्र 
राजेन्द्र राणा के मकान से पश्चिम दिशा में गली मे होते हुए अमित पुत्र जनका नाई व बिटू पुत्र निरंजन के मकान से दक्षिण 
दिशा में गली से होते हुए विरेन्द्र उर्फ पोली पुत्र रमेश चन्द व राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मेन बाजार कलायत से पूर्व दिशा 
में गली से होते हुए सूरत सिंह बैरागी के मकान से दक्षिण दिशा में ललित पण्डित के बाड़े से पश्चिम दिशा में शनि मन्दिर 
वाली गली से होते हुए सुशील वर्मा की दुकान से पश्चिम में गली से होते हुए पाल वाला कुआं चौंक पर से विनोद निर्मल के 
प्लाट से पश्चिम में त्रिलोक चन्द शर्मा के मकान से उत्तर दिशा में अमी सिंह पुत्र बारू राम से पश्चिम में सुभाष राणा के बाड़े 
से उत्तर दिशा में लाल चबूतरा के पास सतपाल पुत्र बलबीर राणा व रीषिपाल फौजी से पश्चिम दिशा में गली से होते हुए 
मनोज पुत्र प्रकाश बनियां से उत्तर में गली से होते हुए तेगा व मेगा के मकान व ब्रजपाल पुत्र धीरा के मकान से पश्चिम दिशा 
में महिपाल पुत्र धुलियां से उत्तर दिशा में धुली सिंह के बाड़े व धुली सिंह के बाड़े से पश्चिम में आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 07 : - राजपूत चौपाल ग्राउण्ड से सजूमा रोड से नगरपालिका की सीमा तक सीमा से होते हुए रामगढ़ रोड पर सीमा 
के टकराव से पश्चिम की तरफ रामगढ़ रोड से होते हुए कैथल - नरवाना रोड पर बस स्टैण्ड की तरफ चलकर हन्सराज पुत्र 
कान्हा जाति रैबारी के मकान से पूर्व / उत्तर गली में होते हुए सुखदेव धीमान के मकान से पूर्व गली में होते हुए सुभाष पुत्र 
हिसम सिंह के बाड़े से पश्चिम दिशा में सतपाल पुत्र जगत राणा के मकान से उत्तर दिशा में आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 08 : - नरवाना - कैथल मेन रोड पर बिजली बोर्ड दफ्तर के पास जहां मेन रोड व नगरपालिका की सीमा मिलती है 
वहां से शुरू होकर पूर्व की तरफ चलकर कैन्ची चौंक से उत्तर में रेलवे रोड पर चलकर बीएसएनएल टावर के पास साधु 
किठाना या कपड़े की दुकान से पूर्व में कपिल मुनि गली से होते हुए पोस्ट आफिस के सामने से जाते हुए धीमान दरवाजे से 
पूर्व में गली से होते हुए ज्ञान पण्डित के मकान के नजदीक हाई मास्ट लाईट से दक्षिण गली से होते हुए प्रीतम पुत्र 
धन्ना राणा के प्लाट से पूर्व दिशा गली में से होते हुए नरवाना - कैथल हाईवे जग्गन रैबारी की दुकान तक हाईवे से रामगढ़ 
रोड कोसिंग पर से पूर्व दक्षिण दिशा रामगढ़ रोड होते हुए नगरपालिका की सीमा तक नगरपालिका की सीमा से दक्षिण दिशा 
में नगरपालिका की सीमा के साथ - 2 आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 09 : - पाल वाला कुआं के पास विनोद निर्मल के मकान से पूर्व में गली से होते हुए उत्तर दिशा में शनि मन्दिर वाली 
गली में से होते हुए सुरेश धीमान के मकान से दक्षिण दिशा में गली से होते हुए धर्मपाल व मनफूल के मकान से पूर्व दिशा में 
गली में होते हुए ज्ञानी के मकान से दक्षिण दिशा गली में से होते हुए पोस्ट आफिस के पास मास्टर अश्वनी के मकान से 
पश्चिम दिशा कपिल मुनि गली से होते हुए धर्मपाल पुत्र चुडियां राम गर्ग की दुकान से उत्तर दिशा में गली से होते हुए 
शीशन पुत्र लक्ष्मण के मकान से पश्चिम गली में से होते हुए मंगल पुत्र चुड़िया के मकान से उत्तर में घूमते हुए जोगी राम पुत्र 
हजारी लाल के मकान से पश्चिम गली से होते हुए जगदीश पुत्र हजारी के मकान से पूर्व में मेन गली से होते हुए हनुमान 
मन्दिर के पास डां0 दीना नाथ व संजय पुत्र लाजपत मास्टर के मकान से पूर्व दिशा में गली से होते हुए राजेश कौशिक की 
दुकान टी प्वाईट जय नारायण के मकान से उत्तर दिशा में गली से होते हुए बाला पट्टी चौपाल से होते हुए आरम्भिक बिन्दू 
तक । 
वार्ड नं0 10 : - मेन गली धर्मपाल करियाणा स्टोर से दक्षिण गली से होते हुए सतपाल पुत्र जयपाल राजपूत के मकान से पूर्व 
दिशा में पतली गली से होते हुए बिरमपाल राणा के मकान से दक्षिण दिशा गली में होते हुए सुखदेव बैरागी (पोला ) की दुकान 
से पश्चिम में रेलवे रोड की तरफ गली में से होते हुए राजेन्द्र चौहान टेलर की दुकान रेलवे रोड से होते हुए अग्रवाल 
अस्पताल के पास डां० हरिश कुमार पुत्र त्रिलोक चन्द आयुर्वेद से पश्चिम दिशा में हैफेड वाली गली में से होते हुए पांसर 
जोहड़ के सामने रमेश चन्द्र मास्टर से उत्तर दिशा में गली से होते हुए अम्बेडकर धर्मशाला के पास सुरेश कुमार गर्ग की 
दुकान से रेलवे रोड पूर्व दिशा में होते हुए गोल मार्किट के पास शीशपाल पुत्र रघुनाथ के मकान से रेलवे रोड से अन्दर पूर्व में 
मेन गली से होते हुए आरम्भिक बिन्दू । 


448 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), FEB . 7 , 2018 (MAGH . 18 , 1939 SAKA) 


वार्ड नं0 11 : - रेलवे रोड पर अग्रवाल हस्पताल / ओ०बी०सी० बैंक से दक्षिण में नरवाना / कैथल रोड कैन्ची कोसिंग की तरफ 
रेलवे रोड पर जाते हुए नरवाना / कैथल रोड क्रोसिंग से नरवाना तरफ दक्षिण में चलकर एच०पी०पी० के सामने गंगा बिशन के 
मकान से पश्चिम में रास्ते से होते हुए गन्दे नाले पर कृष्ण कुमार पुत्र मेवा सिंह के मकान से सीधी पगडण्डी होते हुए कुलवन्त 
नगर के सोहन लाल के मकान से पूर्व में गली में होते हुए कुलवन्त नगर मनोज के मकान से उत्तर दिशा में गली से होते हुए 
रमेश पुत्र जयनारायण से पूर्व दिशा में गली से शमशेर पुत्र कपूरा के मकान से उत्तर दिशा में गली से होते हुए कुलवन्त नगर 
बब्लू एम0 सी0 के मकान से होते हुए उत्तर दिशा में ही गली से होते हुए रमेश मटौर वाले के मकान से होते हुए पांसर 
जोहड़ से हैफेड रोड से पूर्व दिशा में आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 12 : - रेलवे रोड पर अम्बेडकर धर्मशाला से दक्षिण दिशा में गली से होते हुए रिषी पुत्र मंगू हरिजन से पश्चिम दिशा 
में हैफेड के रास्ते पर होते हुए पांसर जोहड़ के कोने पर बलजीत पुत्र दलीपा हरिजन के मकान से दक्षिण दिशा में कुलवंत 
नगर की तरफ गली से होते हुए राम मेहर पुत्र रघुबीर अलेवा वाले के मकान व गुलाब सिंह पुत्र जगदीश के मकान से दक्षिण 
दिशा में होते हुए मनोज के मकान से पश्चिम दिशा में गली में होते हुए कुलवन्त नगर सोहन लाल के मकान से दक्षिण में 
पगडण्डी से होते हुए गंदे नाले से ( कृष्ण कुमार पुत्र मेवा सिंह) के मकान को पार कर रास्ते से होते हुए एच०पी०पी० 
नरवाना / कैथल रोड पर से दक्षिण दिशा में रोड पर जाते हुए नगरपालिका की सीमा तक नगरपालिका की सीमा से पश्चिम में 
क्लाक वाईज चलते हुए जहां नगरपालिका की सीमा पिंजुपूरा रास्ते से टकराती हुई पूर्व दिशा में हैफेड रास्ते से होते हुए 
राजबीर पुत्र सूरजन राणा के मकान से उत्तर दिशा में सूरजा नगर में राजेन्द्र मास्टर के मकान से होते हुए मैदा मिल के पीछे 
गुरनाम के मकान से होते हुए बाल विकास स्कूल के सामने रेलवे रोड पूर्व दिशा में आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 13 : - रेलवे रोड पर बाल विकास स्कूल के सामने मैदा मिल के पीछे गुरनाम के मकान से सीधा दक्षिण दिशा में 
रणधावा फौजी सरपंच कौलेखां के मकान से गली से होते हुए सीधा वार्ड नं0 12 की सीमा के साथ - 2 हैफेड / पिन्जुपूरा रास्ते 
पर राजबीर पुत्र सूरजन राणा के मकान से पश्चिम दिशा में सैणी धर्मशाला से हैफेड / पिन्जुपूरा रास्ते पश्चिम दिशा में 
नगरपालिका की सीमा तक नगरपालिका की सीमा से उत्तर की तरफ क्लाक वाईज सीमा के साथ - 2 चलते हुए रेलवे लाईन 
पर टकराकर पूर्व में रेलवे लाईन के साथ - 2 कौलेखां रोड के पुराने फाटक से पूर्व में रेलवे स्टेशन से रेलवे रोड होते हुए रेलवे 
रोड पर आरम्भिक बिन्दू तक । 


आनन्द एम. शरन , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 7th February, 2018 
No. 18 / 169/2017 -3C1. — In pursuance of the provisions of Rule - 10 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Ward Rules, 1977 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification 
no . 18/169 / 2017-3C1, dated 11th December, 2017 and in supersession of all previous orders/ notifications issued in 
this behalf , the Governor of Haryana hereby publish the delimitation of the wards of Municipal Committee, 
Kalayat, District – Kaithal as under: 

Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 :- Starting from the point where the railway line meets the boundary of the municipality in the south / 
west, starting from the old Kolekhan Road gate , on the old Kolekhan Road , in front of the railway station , from the 
railway road , from Chiranjee Aare to Sajuma Road , in front of Ravidas temple , from the way of Bibdi Mata , from the 
path of Nou Gaja Peer to the boundary of the municipality, from the boundary to the west, which is the starting 
point. 
Ward No. 02 : - Starting from the point The Aara Machine in front of the police station on the railway road , from the 
front of Ravidas temple on the Sajuma Road , along the Bibdi Mata road , Nougaja peer to the border of the 
municipality , towards the boundary of the border towards the border, where the border between the Sajuma road and 
the municipality limits On the Sajuma Road towards Sajuma Road , on the Sajuma Road , on the east side of the house 
of Sandal Rana from Ompal Rana , on the south side of the village along the lanes of Leela Pandit . The Minister 
Shame Singh Rana son Ram Singh houses from the earliest point the railway road Bhup s Bakery on Railway Road 
through plot of Naresh Pandit through Baade of Jagdish Pandit , through Sadhu Singh Rana in front of Jagdish Pandit 
from the west which is the starting point. 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), FEB . 7 , 2018 (MAGH . 18 , 1939 SAKA ) 


449 


Ward No. 03 :- Starting from the point house of Narsi son Ishwar Chand Garg, from the house of Lalit Gaud son 
Jai Prakash Gaud , from the house of Pradeep son Sadhu Rana , coming from the house towards the direction of Gaud 
Garg , Tejpal goes east from the house of Praveen Devi wife Tejpal Rana. Being from the house of Rana son Naseeb 
Singh Rana , from the south side, from the house of the Darshan , from west to the Harijan Chapal , on the south side , 
the house of Chetan Directly from Mr. Uday Singh Rana, son from the shop of Parm Singh Rana , from the west side 
which is the starting point. 
Ward No. 04 :- Starting from the point shop of Nar Singh Garg, through north gali , from the shop of Chetan, straight 
from the house of Rajesh son Sardar, towards the east direction , from the house of Shravan son Kanhaiya Lal, while 
illuminating the street, Rajiv son Mahendra Singh Rana Being in the West from the front of the house of Praveen 
wife, from the shop of Tejpal, while in the north street, the dying son will go to the east side of the Mangat shop . 
Through the Dhoop Singh son of Daulat Rana , from the house of Daulat Rana , from the road east of the residence of 
Rakesh son Om Prakash Rana, Mahabir Jamadar from Rana, from the south direction towards the road , from the 
house of Rajendra son Mansingh Rana By the road in the south , through the street in the South , the house of Ramesh 
son Jamadar Rana, through the lane eastward from the road of the Samman Rana son Man Singh Rana, from the 
street. From the house of Vinod Nirmal in the south direction of Secretary Vinod s house , Rajendra Pandit , by the 
street in the south direction which was starting point. 
Ward No. 05 :- Starting from the east south point Rajput Chaupal to house of Mohan Singh Rana Padma Patti in 
front of post office to north side street to Kakyan Chaupal and Jaswant son Baru Ram Verma to the west side 
Akshay son Hansraj Sharma Kuka Lala son Richha Baniya , to the west side street in house of Jaipal son Ranjit Rana 
straight to the north side. By going through the house of Bittu S /o Niranjan to the house of east direction street of the 
house of Sheo Singh Rana S /o Ram Chander Rana or Baldeep S /o Sh . Shamsher Singh Rana to the house of north 
direction to the street of to the house ofGautam S /o Janka Nai in the north direction which is the starting point. 
Ward No. 06 : - Starting on the road of Sajuma road on the shop of Rahul S /o Mahipal Rana shop to the north east 
side to the Sajuma road to the Kainchi/Chowk to the house ( Pandit ke borkhe ) to the south side house of Sant 
S /o Hisam Singh to the house of east side street to the Leela S /o Rajinder Rana to the house of west side across the 
street to the house of Amit S /o Janka Nai or Bittu S / Niranjan to the house of south side across the street to the house 
of Virender (Pauli) son Ramesh Chand and Government Middle School, Main Market Kalayat, on the east side of 
Surat Singh Bairagi s house , from the house of Surat Singh Bairagi in the south direction of Lalit Pandit , on the west 
side of Shani temple along the Sushil Verma shop from the west side of the pal wala Kuan chowk to the plot of 
Vinod niramal to the west side to the house of Trilok Chand Sharma to the north side house of Ami Singh S / o Biru 
Ram to the west side of the baade of Subhash Rana to the north side of Laal Chabutra near of Satpal S /o Balbir 
Singh Rana or Rishi Pal Fauji to the house of west side Manoj son Prakash Baniya, from the street in the north , the 
house of Tega and Mega and Brajpal son From the house of Dhira on the west towards the direction of Mahipal son 
Dhuliya, from Dhule Singh s baade and Dhuli Singh s baade in the west side upto which is the starting point. 
Ward No. 07 :- Starting from the point Rajput Chaupal Ground to Sajuma Road , from the border to the municipality 
limits, on the Ramgarh road on the Ramgarh road , towardsRamgadh road , towards the bus stand on Kaithal Narwana 
road , towards Hansraj s son Kanha Jati Rabari s house east / north Being in the east from Sukhdev Dhiman s house , 
from the house of Subhash son Hisham Singh , on the west side , north direction from the house of Satpal son Jagat 
Rana to Rajput Chaupal which was the starting point. 
Ward No. 08 :- Starting from the point on the Narwana Kaithal Main Road , near the power board office where the 
boundary of the main road and the municipality gets , start from east and walk on the railway road from Kainchi 
Chowk to the railway road near the Sadhu Kathani or the clothing store near the BSNL Tower . Going from the front 
door of the post office through Kapil Muni street, through the lane in the east and near the Gyan Pandit s house, the 
High Mast Light connects south through the street , Along the municipal border motorway from plot of Pritam son 
Dhanna Rana through Narwana Kaithal highway Rabaris store on the east side to the extent of Ramgarh Road with 
municipal border in south which is the starting ponit . 
Ward No. 09 : - Starting from the point By Pal waala Kaoun near Vinod Nirmal s house in east, along the street from 
the house of Vinod Nirmal, through the lane of the Shani temple in the north direction, from the house of Suresh 
Dhiman , through the street in the south direction , from the house of Dharampal and Manfool east in the street Being 
from the Gyani s house , from the south direction of the street, near post office house of Master Ashwani through the 
west direction Kapil Muni street, Dharampal son Chudia Ram Garg shop in the north direction , across the street of 
Sheeshan S /o Laxman to the west side of the house of Mangal S /o Chudiya Ram to the house of east side moved to 
the Jogi Ram S /o Hazari Lal to the house of Jagdish son Hazari whose house in west direction of main street to 
Hanuman Mandir near Doctor Dinanath and Sanjay son Lajpat master s house in east direction through street to 
Rajesh Kaushik s shop , T. Point from the house of Jai Narayan , through the street in the north direction , through Bala 
Patti Choppal which is the starting point. 


450 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), FEB . 7, 2018 (MAGH . 18 , 1939 SAKA) 


Ward No. 10 :- Starting point from main street , Dharampal Kiryana Store towards south side, through the house of 
Satpal son Jaipal Rajput to east direction in narrow street from house of Birampal Rana to street in south direction 
through shop of Sukhdev (Pola ) Bairagi, through the street towards the railway road in the west, through the Rajendra 
Chauhan Tailor s Shop , Railway Road , Agarwal Hospital near Harish Kumar s son Trilok Chand, near the hospital, 
from Ayurveda on the west side of the street, in front of Pansar Jodh , from Ramesh Chandrabhan in north direction 
By the street, near the Ambedkar Dharamshala , from the shop of Suresh Kumar Garg , on the east side of the railway 
road , from the house of Shishpal son Raghunath , near the round market, from the east side of the railway road which 
is the starting point. 
Ward No. 11 :- Starting from the point on road from Aggrawal Hospital / OBC Bank to Narwana / Kaithal Road 
Kanchi on the South Road towards Narrow / Kaithal Road crossing towards Narrow road towards Narwana , in front 
of HPPP , from the middle of Ganga Bishan to the west, On the way of Waste water drain , Krishna Kumar son of 
Meva Singh was walking truncated trail from the house of Sohan Lal in Kulwant Nagar, while going straight from 
the middle of the village, Kulwant Nagar From the house of Manoj, along the street in the direction of the road , 
Ramesh by son Jainarayana , on the east side of the street from the house of Shamsher son Kapura, from the house of 
Kulwant Nagar Bablu M . C . By way of Ramesh Mantor s house, from Pasar Johad , from Hafed Road to the east 
direction which is the starting point. 
Ward No. 12 :- Starting from the point Ambedkar Dharamsala on Railway Road in south direction to street through 
Rishi son Mangu Harijan on the west side of Hafed , on the road of Pansar Johar s corner from the house of Baljeet 
son Dalipi Harijan , through the Kulwant street in the South direction house of Ram Mehar son Raghuvir Alewa Wale 
and Gulab Singh son Jagdish , from the house of Manoj, on the west side , Sohan Lal s house to south direction 
through the truncated trail , waste water drain (Krishna Kumar son Mewa Singh ) crossing the road from H .P .P . 
Narwana / Kaithal Road on the south side and going to the border of the municipality , in the west where The 
boundary of the Municipality border collapsed with the road from Pinjupura s way to west direction in the way of 
Hafed through Rajbir son Surjan Rana s house to north direction in Surja Nagar from house of Rajender Master 
through house ofGurnam which is in behind of Maida Mill to Bal Vikas School in front of Railway Road to the east 
direction which is the starting point. 
Ward No. 13 : - Starting from the point on the railway road Gurnam s house which was behind Maida Mill in front of 
Bal Vikas School, go straight in south direction to Randhava Fouji s (Sarpanch of Kolekhan , house to the Boundary 
of Ward No. 12 along with Hafed /Pinjupura s way , through the house of Rajbir son Surjan Rana in west direction 
through Saini Dharamshala to Hafed /Pinjupura s way , west direction from the municipal limits to the border of the 
municipality , along with the clockwise on the 2 railway line , along the railway line in the east, along the old gate of 
Kolekhan Road, east from the old railway station to the railway road which is starting point. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana, 

Urban Local Bodies Department 


55971 – C . S . — H .G . P ., Chd . 


